PARTI 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 2, 2009 (IYST . 12. 1931 SAKA) 


255 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा मार्ग शाखा), झज्जर 


दिनांक 18 मई, 2009 


क्रमांक RA 02/15. - हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , सरकारी 
प्रयोजन अर्थात् providing adequate , clearance between span of Tower No. 407-408 of 220 KV Ballaigarh, 
Samaypur - Dadiiline (for the construction of rey Railway line between Rewari Rohtak at.Jtrajhar) के निर्माण हेतु तुरन्त 
अपेक्षित है, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड ( सी ) के साथ पढ़ते हुए धारा 4 के उपबंधों के 
अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जारी की जाती है, जिसका इसरो सम्बन्ध हो ! 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने 
सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञाइ सभी अन्य कार्य करने के 
लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं ! 


हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त जिसके लिए भूमि अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के 
खण्ड ( सी ) के उपबन्ध इस पर लागू होते हैं । इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 4) के अधीन इसके द्वारा निर्देश दिया जाता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 5- क के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अर्डन कलैक्टर, शहरी सम्पदा, ( भवन तथा मार्ग ), रोहतक तथा कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल , 
लोक निर्माण विभाग भवन तथा मार्ग शाखा), झज्जर के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव व हदबस्त नं ० 


मुरब्बा नं . /किला नं ० 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


2 


3 


4 


5 


झज्जर 


झज्नर 100 


9.15 


284 13 Min 


285 11/1 min , 14/2 min, 17 / 1/2Min , 17/2Min 

and as Demarcate ai site . 


( हस्ता.). . 

अधीक्षक अभियन्ता, 
झज्जर सर्कल, लोक निर्माण विभाग, ( भवन एवं सड़क शाखा), 


झज्जर । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROAD BRANCH), JHAJJAR 


The 18 May, 2009 


- 


No. RA 02/15 - Whereas, it appears to the Governor of Haryana, that the land described below is needed 
urgently by the Government, ai public expenses , for a public purpose, providing adequate , clearance betweent span of 
Tower No. 407-408 of 220 KV Ballabgarh , Sanaypur- Dadri line (for the construction of new railway line between 
Rewari Rohtak at Jhajjar) is hereby notified that the land described below is needed for above purpose . 


This notification is made under the provision of Section 4 read with clause (c ) of Sub - section (2 ) of Section 17 
of the Larid Acquisition Act. 1894 , for the information of all to whom it may concern . 


256 


HARYANA GOVT . GAZ., JUNE 2, 2009 (JYST. 12 , 1931 SAKA ) 


PARTI 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana , hereby authorizes the 
officers with their servants and workman , for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey any 
land in the locality and do to all the other acts required or permitted by the section . 


Further, whereas, the Governor of Haryana is satisfied that purpose for which the land is required is of an urgent 
importance within the meaning ofclause (c ) of Sub -section ( 2) of Section 17 of said Act and whereas the Governor of 
Haryana is of the opinion that the provision of Sub -section (2 ) of the said Section are thus applicable . It is hereby 
directed under under Sub- section 4 of Section 17 of the said Act that the provision of Section 5- A of the said Act shall 
not apply in regard to this acquisition . 


The pain of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Urban Estate, (B & R 
Branch ), Rohtak and the Executive Engineer, Provincial Division , PWD ( B & R Branch ), Jhajjar. 

Specification 
District Tehsil Village with 

Area in Acres Murabba No./Killa No. 
H.B.No. 


2 


3 


5 


Jhajjar 


Jhajjar 


Jhajjar 100 


0.15 


284 13Min 
285 11/1 min. 14/2 min , 17/ 1/2min, 17/2min 

and as Demarcated at site . 


( Sd.)..., 
Superintending Engineer, 
Jhajjar Circle , Public Works Department 
( Building and Road Branch ), Jhajjar . 


राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा 


राज्यनिर्वाचन सदन , प्लाट नं. 2, सैक्टर 17 , पंचकूला 


दिनांक 18 मई , 2009 


. 


क्रमांक रा ० नि ० आ o/ 2 एम ० ई०/ 2009 /3473. - यह कि आदेश क्रमांक एस ० ई ० सी ०/ 3 एम ० ई० / 2009/ 1231, दिनांक 
20 फरवरी, 2009 के द्वारा श्री सतपाल, सदस्य, वार्ड नं 0 9 नगरपालिका नीलोखेड़ी, जिला करनाल को अयोग्य घोषित करने के कारण हुई 
रिक्ति को उप चुनाव द्वारा भरने के लिए, नगरपालिका नीलोखेड़ी, जिला करनाल की मतदाता सूची तैयार करने हेतु इस आयोग की अधिसूचना 
क्रमांक एस० ई. सी ०/ 2 एमई०/ 2009/ 3439, दिनांक 15 मई, 2009 वारा कार्यक्रम जारी किया गया था । 


- 


2. यह कि उपायुक्त, करनाल ने उनके पत्र क्रमांक 2112/ एल ० एफ ० ए०, दिनांक 15 मई, 2009 द्वारा सूचित किया है कि माननीय 
उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा, चण्डीगढ़ ने श्री सतपाल सयुत्र श्री मदन लाल द्वारा दायर की गई सिविल याचिका 
क्रमांक 4099/2009 द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2009 को आदेश पारित किये हैं जिसमें की दिनांक 20 फरवरी , 2009 के आदेश रद्द कर दिये 
हैं तथा यह निर्देश दिये हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग याचिकाकर्ता के केस में पुनर्विचार करें । 


3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 मार्च, 2009 की अनुपालना करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद 243 य क के उपबन्ध (1) के साथ पठित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 की धारा 3 क के द्वारा प्रदत्त की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका, नीलोखेड़ी, जिला करनाल के सभा वाडौं की मतदाता सूचियां तैयार करने के सम्बन्ध में जारी 
अधिसूचना क्रमांक एस० ई० सी ०/ 2 एम ० ई ०/ 2009/3439, दिनांक 15 मई, 2009 को वापिस लेता है । 


पंचकूला : 
दिनांक 18 मई, 2009 


चन्द्र सिंह , 
राज्यनिर्वाचन 

आयुक्त, 

हरियाणा। 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ .. JUNE 2, 2009 (IYST . 12 , 1931 SAKA) 


257 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 


NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2.SECTOR 17 , PANCHKULA 


The 18th May, 2009 


No. SEC/2ME/2009/3443. - Whereas, due to disqualification of Shri Sat Pal , Member, Ward No.9 Municipal 
Committee , Nilokheri , District Karnal vide order No. SEC /3ME/ 2009/ 1231 , dated 20th February, 2009 , 
programme for the preparation of electoral rolls for conduct of bye -election to fill up the vacancy of the office of 

Member from Ward No. 9, Municipal Committee, Niiokheri , District Karnal was issued by this Commossion vide its 
notification No. SEC /2ME/ 2009 /3439 , dated 15th May , 2009 . 


And , whereas, the Deputy Commissioner , Kamal vide his letter No. 2112/LFA, dated 15th May , 2009 has 
informed that the Hon ble High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh vide its orders dated 17th March , 2009 
has set aside the disqualification order dated 20th February , 2009 in C. W. P. No. 4099 of 2009 filed by 
Shri Sat Pal S /o Shri Madan Lal and also directed the State Election Commission to reconsider the case 
of the petitioner . 


In compliance of the orders dated 17th March , 2009 of the Hon ble High Court, the State Election 
Commission, Haryana in exercise of powers conferred under clause ( 1 ) of Article 243ZA of the Constitution 
of India read with Section 34 of the Haryara Municipal Act , 1973 , hereby withdraw the programine for the 
preparation of electoral rolls in respect of Municipal Committee, Nilokheri , District Karnal issued vide its Notification 
No. SEC/2ME/ 2009/ 3439 , dated 15th May, 2009 . 


Fanchkula : 


CHANDER SINGH , 
State Election Commissioner, Haryana. 


The 18th May , 2009 


राज्यनिर्वाचन आयोग, हरियाणा 


राज्य निर्वाचन सदन, प्लाट नं02, सैक्टर 17 , पंचकूला 


- 


दिनांक 20 मई, 2009 


क्रमांक रा० नि ० आ ०/ 3- ई०-III/ 2009/ 3502.- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 16 की उपधारा (4) का 
अनुसरण करते हुए तथा उपायुक्त, जीन्द के पत्र क्रमांक 1846/ प० स०-पंचायत, दिनांक 29 अप्रैल, 2009 द्वारा किये गये अनुरोध अनुसार 
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एतद्द्वारा श्रीमती स्नेहलता सदस्य पंचायत समिति वार्ड नं 0 15, जुलाना, जिला जीन्द का नाम आयोग की 
अधिसूचना एस० ई० सी ०/ ई०- III /2005/ 3025, दिनांक 22 अप्रैल, 2005 से आलोपित करते हुये उसके स्थान पर श्री हरवीर सिंह 

पुत्र 

श्री 
प्रीत सिंह का नाम पंचायत समिति वार्ड नं 0 15 जुलाना, जिला जीन्द का नाम अधिसूचित करते हैं और उसकी शेष अवधि तक वह उस पद पर 
नियुक्त रहेगा । 


पंचकूला : 
दिनांक 18 भई, 2009 


चन्द्र सिंह 
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा । 


